निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 197 ) 


4 चैत्र 1932 ( श० ) 
पटना , वृहस्पतिवार , 25 मार्च 2010 


- 


- 


- 


गृह (विशेष ) विभाग 

- - - 
अधिसूचना 

23 मार्च 2010 
सं0 के / कारा / रा0प0 - 03 / 07 - 4036 - पंचम वेतन पुनरीक्षण से संबंधित वित्त 
विभागीय संकल्प संख्या 660 वि0 ( 2 ) दिनांक 8 फरवरी 1999 एवं परिपत्र सं0 
5552 वि0 ( 2 ) दिनांक 23 जुलाई 2003 में निहित निदेशों तथा इस क्रम में 
आवश्यकता आधारित पदों के चिन्हितीकरण सम्बन्धी निर्गत विभागीय पत्रांक - 1904 
दिनांक 15 अप्रील 2007 के आलोक में बिहार कारा सेवा के निम्नलिखित 
काराधीक्षकों को वरीयताक्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से अधीक्षक , 
केन्द्रीय कारा / सहायक कारा महानिरीक्षक के वेतनमान ( रु0 10000 – 1 5200 
अपुनरीक्षित ) में समायोजित किया जाता है : 


क्रमांक 


काराधीक्षक का नाम 
( कार्यरत / सेवानिवृत ) 


वेतनमान के लाभ की अवधि 
कब से 

कब तक 


1 


3 


N 


A 


श्री प्रदीप कुमार गांगुली 
श्री दशरथ प्रसाद सिंह 
श्री श्याम मोहन प्रसाद 
श्री लल्लू प्रसाद हेमन्त 
श्री द्वारिका नाथ तिवारी 
श्री इरफानुल हक अंसारी 
श्री चन्देश्वर मिश्र 
स्व० श्याममोहन मिश्र 
स्व0 नन्द किशोर चौधरी 
श्री पलटन सिंह मुण्डा 
श्री नवल प्रसाद सिंह 
श्री नागेन्द्र कुमार 


01 . 01. 1996 
01 . 01. 1996 
01 . 01 . 1996 । 
01 . 01 . 1996 
01 . 01 . 1996 
01 . 01. 1996 
01 . 01 . 1996 
01 . 01 . 1996 
01 . 01 . 1996 
01 . 01. 1996 
14. 05. 2000 
01 .02. 2002 


31 . 07. 1996 
21 . 12. 1998 
31 .08. 2004 
31 . 01 . 2002 
31 . 10 . 2002 
31 . 07. 2007 
13.05. 2000 
30 .06. 2003 
01 . 11 . 1998 
31 . 10 . 2003 
31 .07. 2008 
30 .06. 2009 


|-- 


| 


10 
11 
12 


बिहार गजट ( असाधारण ), 25 मार्च 2010 


वेतनमान के लाभ की अवधि 
कब से 

कब तक 


3 


15 


क्रमांक काराधीक्षक का नाम 

( कार्यरत / सेवानिवृत ) 
_ 

2 
13 श्री मशहुदुल हसन 
14 | श्री जयशंकर प्र0 सिन्हा 

| श्री पुरूषोत्तम ठाकुर 
16 श्री सुरेन्द्र कुमार अम्बष्ठ 
17 श्री मुश्ताक अंसारी 
18 श्री काशीनाथ 
19 श्री घनश्याम राम 

20 श्री विश्वनाथ प्रसाद , नं0 - 1 
| 21 श्री दिलीप कुमार सिंह 


01 . 11 . 2002 
01 .07. 2003 
01 . 11. 2003 
01 . 09. 2004 
16. 04. 2005 | 
16 .04. 2005 
01 . 08 . 2007 
01 .08. 2008 
01 .07 . 2009 


15 . 04. 2005 
अगले आदेश तक 
___ 14. 11. 2000 
अगले आदेश तक 
अगले आदेश तक 

30 .06. 2007 
अगले आदेश तक 
अगले आदेश तक 
अगले आदेश तक । 


j 
詳计 


2 . क्रमांक 3 , 10 ,13 एवं 15 पर अंकित काराधीक्षको के मामले में 
औपबंधिक रूप से प्रासंगिक लाभ की अनुमान्यता प्रदान की गयी है । इस क्रम में 
वास्तविक लाभ की आदेयता झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के आलोक में 
होगी तथा उक्त स्तर से निर्गत आदेश ही अन्तिम रूप से प्रभावी होगा । 

3 . यदि किसी काराधीक्षक को एतद् संबंधी कोई लाभ औपबंधिक रूप से प्राप्त 
हुआ हो तो इसका समायोजन अपेक्षित होगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

अश्विनी दत्तात्रेय ठकरे , 
विशेष कार्य पदाधिकारी । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 197 - 571 + 200- डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette.bih .nic .in 


